निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 कार्तिक 1933 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 15 नवम्बर 2011 


( सं0 पटना 615 ) 


पर्यटन विभाग 


- 


अधिसूचना 

10 नवम्बर 2011 
सं0 पर्य० / यो० ( रा0) - 62 / 11 - 2104 / पoविo — पटना जिलान्तर्गत पटना सिटी के मंगल तालाब परिसर में 
पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित भवनों का नामाकरण निम्न प्रकार किया जाता है: 
1. स्टेडियम 

मनोज कमलिया स्टेडियम 
2. ओपेन ऐयर थियेटर 

पन्ना लाल यादव ओपेन ऐयर थियेटर 
3. ऑडिटोरियम 

शहीद घसीटा ऑडिटोरियम 
4. सामुदायिक भवन 

रामदेव महतो सामुदायिक भवन । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

( ह० ) अस्पष्ट, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 615 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http:// egazette.bih.nic .in 


